her.. 


SARAM 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 877 राँची, मंगलवार 


11 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 

- ---- ----- - 

अधिसूचना 
7 सितम्बर , 2018 


संख्या-8/ गठन/147/ 2017/न०वि०आ०-4561-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम , 07, 2012) ( यथा संशोधित ) की धारा -3 की उपधारा ( 2) सहपठित धारा- 4, 5 , 
6 , धारा - 8 की उपधारा -( 2 ) तथा धारा- 14( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड 
के राज्यपाल के आदेश से बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों को मिलाकर , 
उपायुक्त , बोकारो के पत्रांक - 21/प०, दिनांक 3 जनवरी , 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना सं०-296, दिनांक 17 जनवरी , 2018 द्वारा परिवर्तनीय ( लघुत्तर) शहरी क्षेत्र 
गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख घोषित करने का प्रारूप आदेश निर्गत किया गया । प्रारूप प्रकाशन के 
30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त , बोकारो को निष्पादित करने का 
निदेश दिया गया । 

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक -918/प०, दिनांक 4 जून , 2018 के द्वारा विभागीय अधिसूचना 
सं०-296 , दिनांक 17 जनवरी , 2018 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्राप्त आपत्ति / सुझाव 
का निष्पादन कर गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 सितम्बर , 2018 
अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 
07 , 2012 ) ( यथा संशोधित ) की धारा- 3 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा - 4, 5, 6, धारा- 8( 2 ) एवं 
धारा- 14( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनार्थ बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या 
सहित परिशिष्ट के रूप में संलग्न ) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से गोमिया नगर परिषद 
वर्ग- ख के रूप में घोषित करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 सितम्बर , 2018 


झारखण्ड सरकार 
नगर विकास एवं आवास विभाग 
गोमिया नगर परिषद वर्ग - ख का गठन 


उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक -918/ प०, दिनांक 4 जून , 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
बोकारो जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोमिया के गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख में सम्मिलित होने वाले राजस्व 
ग्रामों की सूची निम्नवत हैः 


क्र० । 


पंचायत का नाम 


राजस्व ग्राम 

का नाम 
गोमिया 


थाना 
संख्या 
110 


जनसंख्या जनसंख्या घनत्व 
( वर्ष 2011 के अनुसार ) ( प्रति वर्ग कि०मी० ) 


1 


गोमिया 


7197 


पलिहारी गुरूडीह 


पलिहारी 
गुरूडीह 


108 


6879 


3 


ससबेड़ा 


105 


9433 


खम्हरा 


3215 


687 


ससबेड़ा पू० 
ससबेड़ा प० 
खम्हरा अंश 
स्वांग उत्तरी 
स्वांग द० अंश 
स्वांग द० अंश 


स्वांग 


12839 


106 


1140 


| पिपराडीह 
हजारी 
खुदगड्डा । 


4774 


हजारी 


112 
111 
कुल 


2664 


48141 


गोमिया नगर परिषद वर्ग - ख एक झलक में : 


| 1. 


| गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख की जनसंख्या 


48141 


| जनसंख्या का घनत्व 


687 प्रति वर्ग कि०मी० 


| गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख का क्षेत्रफल 


66. 40 वर्ग कि०मी० 


सचिव 
नगर विकास एवं आवास विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 877 -- 300 


